निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 918 ) 


20 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 11 नवम्बर 2014 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

24 सितम्बर 2014 
सं0 वि०उ० - 02 - 16 / 11 - 2158 - 23.09 . 2014: CWJC No .13980 / 2014 में दिनांक 01.09.2014 को 
मा० उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) 
अधिनियम - 1981 की धारा - 31 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त , बिहार, 
पटना ने मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स लि०, नरकटियागंज , प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2014 - 15 से पेराई सत्र 
2016 - 17 तक के लिए प्रस्तुत 38 ( अड़तीस) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुन : सुनवायी किया । 
सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष श्री चन्द्र मोहन एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव , 
सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार , मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त , बिहार, पटना उपस्थित थे । 
इस चीनी मिल के पक्ष में वर्ष 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए अपरम्परागत ग्रामों से संबंधित गत् आरक्षण आदेश 
का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार चनपटिया अंचल का 19 ग्राम, लौरिया अंचल का 12 ग्राम, योगापट्टी अंचल का 
07 ग्राम कुल 38 ग्राम चीनी मिल के साथ आरक्षित थे । 

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में नरकटियागंज चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 
उनके लिए 411 ग्रामों का पराम्परागत क्षेत्र गठित है तथा 38 ग्राम अपरम्परागत रूप में आरक्षित है । चीनी मिल का 
एन . सी . आर. 92.79 लाख क्विटल निर्धारित है । इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में सघन विकास कार्यक्रम संचालित कर गन्ना 
आच्छादन में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी । साथ ही किसानों को दिये जा रहे विभिन्न 
सुविधाओं के संबंध में भी बताया गया । चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टलरी एवं 10 
मेगावाट को - जेन उत्पादन इकाई स्थापना का उल्लेख करते हुए बताया गया कि उनको गत् वर्ष आरक्षित क्षेत्र में 
91021.31 एकड़ में गन्ने का आच्छादन है जिसके अन्तर्गत पेराई हेतु उपलब्ध होने वाले गन्ने की पेराई में उन्हें कोई 
कठिनाई नहीं होगी । उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि गत वर्षों में उनके पक्ष में अपरम्परागत आरक्षित 38 ग्रामों 
को पुन: पेराई वर्ष 2014 - 15 से 2016 - 17 तक के लिए आरक्षित किया जाय । 

नरकटियागंज चीनी मिल के प्रस्ताव पर अपत्ति व्यक्त करते हुए लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत 
कराया गया कि नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा योगापट्टी, लौरिया एवं चनपटिया अंचल में प्रस्तावित 38 ग्रामों के 
आरक्षण पर उन्हें आपत्ति है । उन्होंने बताया कि ये ग्राम उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हैं । अतः उन ग्रामों का गन्ना उनके 
चीनी मिल लौरिया को मिलना चाहिए । उपरोक्त आलोक में लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा इन ग्रामों को उनके 
पक्ष में आरक्षित किये जाने की मांग की गई । तिरूपति सुगर मिल , बगहा द्वारा भी नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 
प्रस्तावित योगपट्टी अंचल के सात ग्रामों के आरक्षण पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाया गया तथा यह बताया गया कि 
उनके चीनी मिल को गन्ने की कमी है अतः ये ग्राम उन्हें आरक्षित होनी चाहिए । 

क्षेत्र आरक्षण के विषय पर दिनांक 18.09. 2014 को सम्पन्न प० चम्पारण जिले के गन्ना किसानो की हुई 
सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावनाओं सहित सभी किसानों , उनके प्रतिनिधियों एवं जन 
प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । चनपटिया एवं योगापट्टी अंचल अन्तर्गत 
प्रस्तावित ग्रामों से संबंधित किसानो ने गत् वर्षों में आरक्षित नरकटियागंज मिल के कार्य - कलापो पर संतोष व्यक्त करते 
हुए तथा उन मिलों से प्राप्त होनेवाले सुविधा एवं दूरी का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि गत् 
वर्षों में उनके लिए किये गये क्षेत्रारक्षण व्यवस्था को यथावत् रखा जाय । जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं का भी 
अवलोकन किया । जन प्रतिनिधियों द्वारा इस चीनी मिल को गत वर्ष तक आरक्षित ग्रामों को यथावत आरक्षित किये 
जाने की अनुशंसा की गई है । गन्ना कृषकों द्वारा लौरिया चीनी मिल द्वारा किये जा रहे ईख मूल्य भुगतान पर असंतोष 
व्यक्त किया गया था साथ ही यह भी बताया गया था कि यह चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता से पेराई नहीं करती है , 
अतः गन्ना कृषकों को उस मिल में ईखापूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । तदोपरान्त क्षेत्रीय विकास 
परिषद की अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया । 

नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा क्षेत्रारक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यालय अभिलेख आदि के अवलोकन से 
प्रतीत होता है कि इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 7500 टी . सी . डी . है । चीनी मिल का एन. सी . आर. 92. 79 लाख 
क्विटल है । इस चीनी मिल के गत वर्षों में आरक्षित ग्रामों में जी . पी . एस . सर्वे के आधार पर 91021.31 एकड़ में गन्ने का 
आच्छादन है तथा इस मिल को एन . सी . आर. एवं आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता है । आम किसानों एवं जन 
प्रतिनिधियों की सुनवाई में चीनी मिल को गत् वर्ष तक आरक्षित ग्रामों यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है । 

वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संबद्ध पक्षो को सुनने के बाद मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल , 
नरकटियागंज, जिला - प० चम्पारण , बिहार के पक्ष में पेराई सत्र 2014 - 15, 2015 - 16 एवं 2016 - 17 ( तीन पेराई सत्रों के 
लिए ) राज्य के पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत निम्नांकित ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची क एवं ख 
में दर्शित है, को अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है । 
जिला का नाम प्रखण्ड का नाम 

समेकित कुल ग्रामों की । ग्रामों के विवरण की 
संख्या 

अनुसूची 
1 
योगापट्टी 

7 

अनुसूची क 
प० चम्पारण चनपटिया 

19 
लौरिया 

अनुसूची ख 
कुल योग: 

38 


_ 2 


A 


12 


लेखापित एवं शुद्धिकृत 

आदेश से , 
सुरेश कुमार सिन्हा , 

सुरेश कुमार सिन्हा, 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 

ईखायुक्त, बिहार, पटना । 
पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 तक के लिए न्यू स्वदेशी सुगर मिल लि०, नरकटियागंज , प० चम्पारण , 
इकाई - प० चम्पारण को अपरम्परागत रूप में आरक्षित 38 ग्रामों की सूची: 

अनुसूची - " क " 
जिला का नाम प्रखण्ड 

क्रमांक ग्राम का नाम 

राजस्व थाना संख्या 


प० चम्पारण 


योगापट्टी 


01. 


ढवेलवा 


359 


02. 


खुटवनिया 


360 


03 . 


पिपरा नवरंगिया 


104 


04. 


जगदंबापुर 


105 


05. 


भवानीपुर 


06. 


ढ़बिया 


41 


07 . 


कोनहरा 


106 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 

अनुसूची - " ख " 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


प० चम्पारण 


चनपटिया 


पुरैना चौवे 


बनकट 


महना 


सेमुआ पुर 


बड़वा छाप 


कैथवलिया 


टिकुलिया 


खरगौली 


जैतिया 


फजिहतवा 


बकुलहर 


गिद्धा 


बंदरा चौवे 


विशुनपुर मदाकर 


विशुनपुर रघुनाथ 


लखौरा निजामत 


जिना छापर 


रामपुरवा 


घोघा 


लौरिया 


धमौरा 


लक्ष्मीपुर 


487 


लक्ष्नौता 


488 


लंगड़ा बरवा 


489 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


बरवा कला 


490 


25. 


बौध टोला 


504 


26. 


सतवरिया 


505 


भतौरा 


506 


28. 


दुमदुमवा 


507 


29. 


सिहपुर 


508 


30 . 


बसंतपुर 


509 


31. 


छर्दवाली 


510 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 918-571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


